निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 549) पटना, शुक्रायश्विन 1991 TO 2009 


( संo पटना 549 ) 


24 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

13 अक्तूबर 2009 
सं0 01 / रा . स्था . वि . सह . से . ( स्था .) 016 / 09 / 4503 श्री संजय कुमार मंडल, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, स. स., अररिया के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर चले जाने के कारण 
श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , किशनगंज एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, स. स . अररिया का प्रभार दिया 
जाता है । 
___ यह आदेश तुरंत लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

ललन राय, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 549- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


